सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 वैशाख , 19 38 ( श० ) 


संख्या 42 8 राँची , रविवार, 


1 मई, 20 16 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


. . . . . . . . 


अधिसूचना 

18 अप्रैल , 2016 
संख्या- 11 / क0च0आ0- 16 -07 / 2013 का0 3200 -- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 
अधिनियम, 2008 ( झारखण्ड अधिनियम - 16, 2008) की धारा- 12 की उप धारा-( i) में प्रदत्त 
शक्ति के आलोक में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना 
संख्या- 10506, दिनांक 11 दिसम्बर , 2015 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 
( मैट्रिक| 10वीं स्तर) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है। झारखण्ड कर्मचारी 
चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर सुझाव देने 
हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक 
विचारोपरान्त, उक्त नियमावली के नियम- 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
नियमावली के नियम- 9 एवं 10 को संशोधित कर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 1 मई, 2016 


- 


नियम - 9: प्रारम्भिक परीक्षा. सामान्य ज्ञान से संबंधित इस परीक्षा में निम्नलिखित 
विषयों से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे । परीक्षा की अवधि दो घंटा तीस मिनट 
की होगी । 
सामान्य अध्ययन 

30 प्रश्न 
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान 

40 प्रश्न 
सामान्य गणित 

20 प्रश्न 
सामान्य विज्ञान 

20 प्रश्न 
मानसिक क्षमता जांच 

10 प्रश्न 
कुल 

120 प्रश्न 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम 

पत्र. सामान्य ज्ञान 
( क ) सामान्य अध्ययन:. इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस पास के 

वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में 
उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की 
घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की 
जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें भारत देश 
एवं झारखण्ड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं । सम 
सामायिक विषय- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार , भारतीय भाषाएँ, पुस्तक , लिपि , 
राजधानी , मुद्रा , खेल- खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ । भारत का इतिहास , संस्कृति , भूगोल , 
पर्यावरण , स्वतंत्रता आन्दोलन , भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख 

विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज , सामुदायिक 
विकास , झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी । 

( ख) सामान्य विज्ञान - सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन- प्रतिदिन के अवलोकन एवं 
अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय 
रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष 
अध्ययन नहीं किया हो , अपेक्षित है । 
( ग) सामान्य गणित : . इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न 
रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक | 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 1 मई, 2016 


( घ) मानसिक क्षमता जाँच: . इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न 
रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं . सादृष्य , 
समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान , विश्लेषण , दृष्य स्मृति , 
विभेद, अवलोकन , संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति , अंक गणितीय संख्या 
श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कुट व्याख्या इत्यादि । 
( ङ) झारखण्ड राज्य के भूगोल , इतिहास , सम्यता संस्कृति, भाषा- साहित्य, स्थान , 
खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान , विकास योजनाएँ , 
खेल- खिलाड़ी इत्यादि । 


नियम - 10: मुख्य परीक्षा 

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे । प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की 

होगी, इसमें निम्न विषय रहेंगे: - 
पत्र- 1 ( भाषा ज्ञान 
हिन्दी भाषा ज्ञान 

80 प्रश्न 
अंग्रेजी भाषा ज्ञान 

40 प्रश्न 
120 प्रश्न 


कुल 


इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अर्हतांक निर्धारित रहेगा। प्राप्त अंक 
मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा | 


पत्र- 2 

हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्दू संथाली/ बंगला/ मुण्डारी / मुण्डा/ हो/ खडिया / कुडूख उरांव )। कुरमा 
ली / खोरठा | नागपुरी | पंचपरगनिया| उड़ीया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प 
के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न 
पूछे जायेंगे । 
पत्र- 3 
सामान्य अध्ययन 

40 प्रश्न 
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान : 50 प्रश्न 
सामान्य विज्ञान 
सामान्य गणित 

10 प्रश्न 
120 प्रश्न 


-- 


-- 


-- 


20 प्रश्न 


-- 


कुल 


-- 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) रविवार , 1 मई , 2016 


मुख्य परीक्षा का पाठयक्रम 

पत्र- 1 ( भाषा ज्ञान ) 
( क ) हिन्दी भाषा ज्ञान: 
(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न . 

20 प्रश्न 
(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 

60 प्रश्न 
इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद ( Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण 
पर आधारित प्रश्न रहेंगे। 
( ख ) अंग्रेजी भाषा ज्ञान: - 
(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न - 

20 प्रश्न 
( ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 

20 प्रश्न 
इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद ( Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर 
आधारित प्रश्न रहेंगे । 

पत्र- 3 ( सामान्य ज्ञान ) 
( क) सामान्य अध्ययन: - इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस - पास के वातावरण की 
सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की 
जाँच करना होगा । वर्तमान घटनाओं और दिन- प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन 
तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी 
शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के संबंध में 
विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं । सम- सामायिक विषय- राष्ट्रीय एवं राज्य 
स्तरीय पुरस्कार , भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल - खिलाड़ी, महत्वपूर्ण 
घटनाएँ । भारत का इतिहास , संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आन्दोलन , भारतीय कृषि 
तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य 
व्यवस्था, पंचायती राज , सामुदायिक विकास , झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी । 
( ख ) सामान्य विज्ञान: . सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन - प्रतिदिन के अवलोकन एवं 
अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, 
जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं 
किया हो , अपेक्षित है | | 
( ग) सामान्य गणित: . इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे । 
सामान्यतः इसमें मैट्रिक | 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 1 मई , 20 16 


5 


( घ) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान. झारखण्ड राज्य के भूगोल , इतिहास, सभ्यता 
संस्कृति , भाषा- साहित्य , स्थान , खान खनिज , उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का 
योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी इत्यादि । 

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( मैट्रिक | 10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 
2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है । नियमावली के अन्य नियम एवं शर्ते 
यथावत रहेंगे । 

उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा । इसके आलोक में मैट्रिक 10वीं 
स्तर वाले पदों जिनके लिए आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं , उसमें नये सिरे से विज्ञापन 
प्रकाशित करते हुए परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 2 8 – 50 । 


